सं . डी . ( गो . ) -12 


REGISTERED No . D . ( D )- 72 


2 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I - खण्ड 1 
PART I - Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 139] 
N) . 139] 


नई दिल्ली, मंगलवार , जुलाई 21, 1981/ अाषाढ़ 30, 1903 
NEW DELHI, TUESDAY , JULY 21, 1981/ ASADHA 30, 1903 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate 

compilation 


वाणिज्य मंत्रालय 
आयात व्यापार नियन्त्रण 

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1981 
सार्वजनिक सूचना सं० 36 आई टी सो ( पो एन )/ 81 
विषय : अप्रैल 1981- ~माच 1982 के लिए आयात नीति 


मिसिल सं० आई पो सो / 4/ 10 ( 28 )/ 11/ 80-81: -- वाणिज्य मंत्रालय के यथा संशो 
धित सार्वजिनक सूचना सं० 13- आईटीसी ( पीएन )/ 81 दिनांक 3 अप्रैल , 1981 के अधीन प्रका 
शित अप्रैल 1981 - मार्च 1982 के लिए आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है । 


493 GI/ 81 


(589 ) 


590 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PART I - RI 


2. निम्नलिखित और आगे संशोधन उपर्युक्त आयात नीति मे नीचे दर्शाए गए उचित स्थानों 
पर किए जाएंगें :- - 


संदर्भ 


संशोधन 


क्र० 1981 - 82 
सं० आयात 

नीति की 
पृष्ठ सं० 


1. 8 अध्याय 6, कंडिका 34, तीसरी पंक्ति "तीन वर्षे " शब्दों को “ तीन वित्तीय वर्ष " 

पढ़ा जाएगा । 
2. 13 अध्याय 9, कंडिका 57 ( 1 ) तीसरी "तीन वर्षे शब्दों को “तीन वित्तीय वर्ष " 
पंक्ति 

पढ़ा जाएगा । 
3. 17 अध्याय 12, कंडिका 77 ( 1 ) नवी पंक्ति "पांच वर्ष " शब्दों को “पांच वित्तीय वर्ष " 

पढ़ा जाएगा । 
4. 115 परिशिष्ट 10 खुले सामान्य लाइसेंस के शर्त 5 को हटा दिया जाएगा । 

अधीन पायात से सम्बन्धित शर्ते 
किताबों के आयात करने से सम्ब 
धित शर्त सं० ( 7 ) ( 5 ) 


मणि नारायणस्वामी , 
मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात 


MINISTRY OF COMMERCE 
IMPORT TRADE CONTROL 
Public Notice No. 36 - ITC (PN )/81 

New Delhi, the 21st, July , 1981 
Subject : Import Policy for April 1981 - March 1982 . 

F. No. IPC/ 4/ 10( 28)/11/80- 81 : - Attention is invited to the Import policy for 
April 1981 -- March, 1982 published under the Ministry of Commerce public Notice 
No. 13 -ITC (PN )/81 dated the 3rd April, 1981, as amended . 

2 . The following further amendments shall be made in the said import 
policy at the appropriate places indi ated below : 


Sl. Page No. of Reference 

Amendment 
No. Import po 

licy 1981- 82 
1 2 
1. 8 Chapter 6 , para 34 , 3rd line. The words " three years ” shall 

read "three financial years " 


3 


4 


